सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 75 


10 पौष , 1938 ( श०) 
राँची, शनिवार , - 

31 दिसम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 


21 दिसम्बर , 2016 


संख्याः-5/ आरोप -1- 86 / 2015 का . 10817-- श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
855 /03, गृह जिला -प० सिंहभूम), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर- सरिया , गिरिडीह के विरूद्ध 
उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक - 1854/ गो०, दिनांक 8 दिसम्बर , 2015 द्वारा दिनांक 
7 दिसम्बर, 2015 को शराब के नशे में दो पहिया वाहनों के व्यक्तियों द्वारा हेलमेट नहीं पहने होने 
के कारण लाठी से उन पर प्रहार करने , सरकारी कार्यों के सम्पादन के क्रम में आम व्यक्तियों के साथ 
शराब के नशे में अशोभनीय व्यवहार करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०- 10524, 
दिनांक 11 दिसम्बर , 2015 द्वारा निलंबित किया गया एवं आदेश सं०-2697, दिनांक 
29 मार्च, 2016 द्वारा इन्हें निलंबत मुक्त किया गया । 

2. इन आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-10525 , दिनांक 11 दिसम्बर , 2015 द्वारा श्री 
महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 31 दिसम्बर, 2016 
के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9500 , दिनांक 9 नवम्बर , 2016 द्वारा श्री महतो पर निन्दन 
का दण्ड अधिरोपित किया गया । 

3. अतः निलंबन अवधि दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से दिनांक 28 मार्च, 2016 को सेवा 
संहिता के नियम-97 के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि निलंबन अवधि में इन्हें 
मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा तथा निलंबन अवधि की गणना पेंशनादि के 
लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 75 -- 50 


